है ॥ ९ ॥:॥20 080 


बासुकी बिहारी 


(| बासुकी बिहारी भारत के बिहार राज्य के मधुबनी 
जिलेका एक बड़ा गाँव है। / भारत की जनसंख्या 
जनगणना 20] के अनुसार गाँव की जनसंख्या 

4385 है।-2 इस गाँव के अधिकांश लोग मैथिली 
भाषा बोलते हैं। गांव का कुल क्षेत्रफल 3.62 किमी * 
है । /| गाँव दो ग्राम पंचायत (ग्राम समिति) बासुकी 
बिहारी उत्तर और बासुकी बिहारी दक्षिण में विभाजित 
है। ग्राम पंचायत के मुखिया को मुखिया कहा जाता है। 
मुखिया का चुनाव गांव के वयस्क लोग करते हैं। मुखिया 
का चुनाव बिहार राज्य के चुनाव आयोग द्वारा किया 


जाता है। यह गांव दुर्गा पूजा, छठ, काली पूजा और 
सरस्वती पूजा जैसी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों 
के लिए जाना जाता है। 2-४ गांव दरभंगा से मधवापुर 
तक राज्य राजमार्ग संख्या 75 से जुड़ा हुआ है। 2 यह 
गांव मधुबनी जिले के मधवापुर में भारत-नेपाल सीमा से 
केवल दो किलोमीटर दूर है । 


बासुकी बिहारी 


गाँव 
उपनाम: बिहारी 
निर्देशांक: अक्षांश - 26.58509 देशांतर - 85.8467 
ज़िला मधुबनी 
राज्य बिहार 
देश भारत 
लोकसभा क्षेत्र मधुबनी 
विधानसभा क्षेत्र हरलाखी 
द्वारा स्थापित चौधरी परिवार 
के लिए नामित बासुकी नाथ मंदिर 
जनगणना 207 
* जनसंख्या ]4385 
* साक्षरता 52. /9% 


* लिंग अनुपात 02 


बायुकी नाथ मंदिर बासुकी बिहारी 


राज्य राजमार्ग 75, बासुकी बिहारी उत्तर 


भारत-नेपाल सीमा राजमार्ग निर्माणाधीन बासुकी बिहारी उत्तर 


शब्द-साधन 


गाँव का नाम हिंदू धर्म में भगवान के दो नामकरण शब्दों 
"बासुकी" और "बिहारी" से बना है। बासुकी भगवान 
शिव का एक नाम है। इसी प्रकार बिहारी का उपयोग 
हिंदू धर्म में भगवान राम और कृष्ण और भगवान के 
प्रतीक के लिए किया जाता है। गाँव में गाँव के दो छोर 
पर भगवान शिव के दो पुराने मंदिर हैं जिनका नाम 
भगवान बाबा बासुकी नाथ है। पहला मंदिर बासुकी 
बिहारी उत्तर में बाबा बासुकी नाथ महादेव मंदिर के नाम 
से है। भगवान शिव का दूसरा मंदिर इसी नामकरण के 
साथ बासुकी बिहारी दक्षिण में बासुकी चौक पर है। गाँव 
में एक जगह का नाम नया जनकपुर है जहाँ भगवान 
राम का मंदिर बनाया गया था। नया जनकपुर में एक 


हनुमान मंदिर भी है। इसलिए गांव का नाम इन मंदिरों 
की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है। 


जनसांखि्यिकी 
20 तक इस गाँव में निवास करने वाले परिवारों की 


संख्या 293 है। गाँव की कुल जनसंख्या 4385 है, 
जिसमें 749 पुरुष हैं जबकि 7236 महिलाएँ हैं। (2 


बासुकी बिहारी गांव का लिंगानुपात औसतन 000 
पुरुषों पर 02 महिलाएं हैं | बच्चों में यह अनुपात 
प्रति ।000 पुरुषों पर औसतन 996 महिलाओं का है। 


ग्रामपंचायत राजु बासुकी बिहारी उत्तर 


20] में, बासुकी बिहारी गाँव की साक्षरता दर 
52.79% थी, जिसमें पुरुषों में साक्षरता 64.48% और 
महिलाओं में 4.29% थी। 2! 


रुचि के स्थान 


महारानी स्थान महारानी स्थान 


इस गांव में कर्ड ऐसे स्थान हैं जिनकी धार्मिक और 
ऐतिहासिक दोनों पृष्ठभूमि हैं। उनमें से कुछ नीचे 
सूचीबद्ध हैं। 


. बासुकी नाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। 
मैथिल ब्राह्मण भगवान शिव के प्रति बहुत 
समर्पित थे। बासुकी बिहारी के चौधरी परिवार ने 
भगवान शिव की भक्ति में इस मंदिर का निर्माण 
किया। मंदिर की नींव की सही तारीख अज्ञात है। 
यह इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। 
मंदिर के उत्तर में पीपल का पेड़ भी बहुत पुराना 
पेड़ है। छठ और महाशिवरात्रि त्योहारों के समय, 
मंदिर को बड़े पैमाने पर सजाया जाता है। 2 एक 
तालाब, जिसे चौधरी पोखैर के नाम से जाना 
जाता है, मंदिर के सामने स्थित है। 


2. महारानी स्थान भारत के बिहार में मधुबनी जिले 
के बासुकी बिहारी उत्तर गाँव में स्थित एक हिंदू 
मंदिर है। यह बहुत पुराना मंदिर है। ऐसा माना 
जाता है कि मंदिर का निर्माण शुरू में इसी गांव में 
रहने वाले चौधरी परिवार ने करवाया था। कुछ 
साल पहले मंदिर का फिर से निर्माण किया गया 
था। यह देवी भगवती का मंदिर है। 


(७ 


. सती माई स्थान एक ऐतिहासिक स्मारक है 
जो एक राजपूत महिला सती के बलिदान को 
याद करने के लिए बनाया गया है जो युगल विवाह 
के ठीक बाद एक युद्ध में अपने पति की शहादत 
के शोक में थी। 


4. गढ़ी राजपूतों का ऐतिहासिक स्थल है। 


चौधरी घाट चौधरी पोखैर 


चौधरी पोखैर में छठ पूजा 


चौधरी पोखैर एक तालाब है जिसे बासुकी 
बिहारी उत्तर गांव के चौधरी परिवार ने बनवाया 
था। चूंकि यह शिव मंदिर के सामने है, इसलिए 
इस तालाब को इस गांव की गंगा माना जाता है। 
यहां कई हिंदू धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यहां 


हिंदू लोगों के कर्म-कांड अनुष्ठान भी किए जाते 
हैं। यह गांव का सबसे पवित्र तालाब है। (० 


शिव मंदिर बजरंग बाजार बिहारी 


शिव मंदिर बजरंग बाजार बासुकी बिहारी उत्तर 


शिव मंदिर, बजरंग बाजार 


8. महादेव मंदिर, शिरोमणिपट्टी 
9. काली मंदिर 


नया जनकपुर मंदिर बायुकी बिहारी 


नया जनकपुर मंदिर भारत के बिहार के मधुबनी 
जिले के बासुकी बिहारी उत्तर गांव के बाहरी 
इलाके में एक हिंदू मंदिर है। इसे इसी गांव के 
अग्यानी बाबा ने भगवान राम की भक्ति में 
बनवाया था। 


ब्रह्म बाबा स्थान, बिहारी 


ब्रह्म बाबा स्थान 


नया जनकपुर बायुकी बिहारी उत्तर 


शिक्षण संस्थानों 

दर्ज इतिहास में, गाँव में स्थापित पहला स्कूल 93॥ में 
प्राथमिक विद्यालय बभनीपट्टी है। यह साबित करता है 
कि इस गाँव में भारत की स्वतंत्रता से पहले एक 
शैक्षणिक संस्थान था । 


. उत्क्रमित हायर सेकेंडरी स्कूल, बिहारी 


उत्क्रमित हायर सेकेंडरी स्कूल बिहारी 


. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिहारी 
2. प्राथमिक विद्यालय बभनीपडट्टी, बासुकी बिहारी 


3. दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिहारी 7! 
4. प्रेरणा अकादमी, बासुकी बिहारी 2 


सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन 


दुर्गा पूजा पंडाल बिहारी 205 


]. ; लक, ता 


बायुकी बिहारी उत्तर चौधरी टोल में दुर्गा पूजा उत्सव 2022 


"दुर्गा पूजा समिति, बिहारी" गाँव में दुर्गा पूजा 
उत्सव आयोजित करने वाली सामाजिक एवं 


सांस्कृतिक संस्था है। इसकी स्थापना 989 में 
गांव के ग्रामीणों ने की थी। 2! 

2. “काली पूजा समिति, बिहारी" हर साल अक्टूबर- 
नवंबर के महीने में गांव में काली पूजा उत्सव का 
आयोजन करती है। 7#/ 


गेलरी 


बायुकी बिहारी दक्षिण में बासुकी चौक 


बासुकी बिहारी पुल ( बासुकी बिहारी पुल) 


बासुकी बिहारी उत्तर में दुर्गा पूजा पंडाल 2022 


चौधरी टोल के पास महारानी स्थान बासुकी बिहारी उत्तर 


बजरंग बाजार बायुकी बिहारी उत्तर पुरानी ग्राम पंचायत के पास 


पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी 2022 


सरस्वती पूजा 2022 


पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी चौधरी पोखैर इनरवा बासुकी बिहारी उत्तर 


संदर्भ 


. “बायुकी बिहारी पिन कोड बायुकी बिहारी 
मधुबनी मानचित्र अक्षांश और देशांतर बिहार" 
(#0[05./670/4॥79|0/9.0077/0/90/7फ909॥//8 
450/6_83॥/9/#.7/॥) /॥॥704/74|04.0077 । 
2022-4-] को पुनः:प्राप्त । 


2. “मधवापुस्मध्यवर्ती पंचायत" (0|05./00/000 2 
8/079॥/9[20779/5. (0५॥7/060/244/_।॥4 
00॥09/20-77/87760/47/6-.7900/9)/व97) ॥/ 
॥//॥/७४ध |290079)/9॥0/क्‍[9/5.90५॥ / 
202-0-0 को पुनः:प्राप्त । 


3. “भारत की जनगणना वेबसाइट' राजिस्ट्रार जनरल 
और जनगणना आयुक्त भारत का कार्यालय" (#[ 
(05-//2005037744.60५॥7/20770९/505/ 
40॥0/0678.॥॥॥ / 
येंययडइंडिया जीआओवी.इन। 202-07-25 को 
पुन:प्राप्त। (0[05.-//06090५3744. 60५॥/20 
70675५5/80॥0/706/78.॥॥ 


4. 


(१ 


"बायुकी बिहारी मधुबनी। गांव। जियोआईक्य्‌" 
(70[05.//660व4.70//4065/8935प00ं-8/97#// 
777755औ730) ।/660[94.80 /2027-0/-27 
को पुन:प्राप्त । 


. “राज्य निर्वाचन आयोग बिहार” (000://5९०.0! 


79/.90५॥/0/0-560/:40.95/#47) ।/ 
560.0/9/.90५॥ /202-07-26 को 
पुन:प्राप्त । 


, “बिहारी में तेज गति से चल रही चार दिन की 


काली पूजा की तैयारी" (7005.///0/////99/9॥. 
0077/0[9//790/079/-070/09/9/0॥/-0नि 
43-0907/79॥-/(9/-20[|9-॥/7-009/-2705//0 
3.7#07/) । दैनिक जागरण (हिंदी में) । 
202-0-0 को पुनः:प्राप्त । 


7. “मधवापुर में नौ स्थानों पर होती है शक्ति की 
अधिएात्री मां दुर्गा की पूजा जुते हैं लोग" (!॥॥0 
35.//॥0॥7/0///2093/(4/.0077/7/9//7790/009 
7/76॥/5//6/8-9/6-]॥06-.7/8065-/7-779 
॥/७/20/-0-//0।5770-/6-770॥06/-0-.00//6/ 
-00799-7060//0-697/06/-0879956-996035 
6.॥07॥|) / दैनिक भास्कर (हिंदी मे) । 209- 
09-24 /202-70-0 को पुन:प्राप्त । (80 
35./॥॥7॥////।2093/(4/.0077/7/9//7790/9009 
/70॥/5//6/8-9/6-]॥76-.7/80685-/777779 6 
॥/७/20/-0-//0।5#770-/6-770006/-07-.00//6/ 
-00॥99-000//0-697/06/-087996-996035 
6./॥[7/ 


8. अनाम (2008-08-07)/ “बिद्वार राज्य राजमार्ग 
परियोजनाः 5/-75 (दरभंगा- मधवापुर) 
उपपरियोजना (अद्यतन) ' (70[05.///॥8भी!ीऔभ) 900. 
070/7/0]60[5/0009/77९7क्‍5/0॥4/-9[46-४ 
67//9/५5-/70][6८-37॥-/353-09/97/79/99-7790 
॥#//92५07-5५0[070[6०-५४०४/०४) ।/ एशियाई 
विकाय बैंक । 202-07-27 को पुन:प्राप्त । 


9. “महाशिवरात्रि आज' मुख्यालय सह्ित प्रखंड क्षेत्र 
मेंशिवालय सज-धज कर तैयार आज होगा 
जलाभिषेक" (#॥/05.///॥ैौॉ॥११॥भ।0#43/६. 0007/ 
4/7/0/009॥//7॥/9॥//79029/74/|207/7890/9 
॥/७|2७॥/08॥//5//४॥-79/99/7/५97/-7/70०-/09 
9009-7-॥/6-0/00/(-8/804-|70/00॥।0-7/6-॥6 
400५94/[86/5-35-840)॥-/890]/0094)/-॥॥॥-06 
-9/90/7/5/6/द72830008.॥0/7॥/) । दैनिक 
भास्कर | 


0. “चौधरी पोखैर चौधरी पोखैर बायुकी बिहारी 


|. 


उत्तर बिहार" (0[05.//0//भभ 6000/8. ०0।7/5 
88/07265(7900[9/)/#/?0/0/09/क्‍/+0/9५४6॥ 
8//+720/0049/;+8950/6+8//9//+/४0/|/7,+8! 
79/+84/308+7॥स्‍/05.-//9.00/095//63/॥7 
&0450790०/79/)#/060/09॥) / 

॥//४ध ७006/०९.००70 /202-0-70 को 
पुनयभ्राष्त | 

"नो योर स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन 
एंड लिटरेसी गिनिर्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट 
ऑफ इंडिया" (70/5.//50. ७(5५6/005. 60४: 
(/564/050700//9650700/06[9॥ ।/ 
अपने स्कूल को जानें । 


2. “प्रेरणा अकादमी बासुकी बिहारी" (7003.//0॥0 
॥/00956.0077/52700/5//7/6/779-909006|79/ 
-0950/त6-0[क%#7-6242) । 
00056.0007/50700/5 । (#0[5./000क्‍/ॉ/४/% 
356.00077/50700/5/./87749-9090677/-7950 
(4-079/#-62472) 


3. “मधवापुर में नौ स्थानों पर होती है शक्ति की 
अधिछात्री मां दुर्गा की पूजा जुते हैं लोग" (॥॥0 
85./0॥/0/ल्‍/ल्‍स्‍//0#93/(9/.00।7/97/79//790/009 
7क्‍/76॥/॥5//6/8-9/6-]॥06-.//8065-/77779 6 
॥/७/20/-0-//0।5770-/6-770॥06/-0-.00//6/ 
-00॥99-60//0-697/06/-0879956-996035 
6.॥07॥) । दैनिक भास्कर । मूल से 202-08- 
04 को पुरालेखित । (0|05.///60.9/07/५6.0 
[9///80/20270804725946,/77[05./0000 
॥/0क्‍93/(4/.00।7/9/74//7790/009॥/॥/76॥/ 
3//066-9/6-]॥776-/7/9065-॥/-7790/0//9|/2७/- 
(0-0//0।9//-7/6-770॥06/-07-00//8/-40॥94- 
(260//6-99676-08556-5560356.#॥[॥॥ 
(#0[05.//॥0//0093/(8॥/.00।7/0/#9॥/7790 
(४09/॥/76॥//5//66-9/9-]॥76-.//9065-॥- 


779077//9/09७/-0-//0/5॥7-॥/6-770[76॥/-0- 


20/6/-40794-2060//९0-097/6-08956-55 
60356.007॥) (#॥[05.//0॥80.9/0॥/५6.0।9/ 
॥/९0/2020804725546/77/75.//॥/0/भभभ 0 
493/(9/.0007/9/49॥//7790/0४079॥/॥/76॥/5/ 
(6/6-9/9-]॥06-.7/9065-॥-7790/0//8|09/-0- 
॥/0।57[70-/6-770॥06/-07-00//8/-60/99-06 
0|/6-690॥76/-087556-99560356.॥॥7/ 


4. "बिहारी में तेज गति से चल रही चार दिन की 
काली पूजा की तैयारी" (7005./0/0/////99/9॥. 
0077/0॥/9//790/079/-070/09/9/0॥/-0नि 
43-090४/79॥/-/(४/-20[|9--0/79/-2705//0 
3.7#07/) । दैनिक जागरण (हिंदी में) । 
202-09-3 को पुन:प्राप्त । 0005./0/00॥/| 
840/9/.0007/0॥/9//790/0079॥/-/0|09/4 
0/-0-43[-00/49॥)-/९9/-720७[|9+|-0/9॥/-27 
05/703.॥॥7/7 


7२९१॥९४९०७ ॥0॥77 


।6:38350॥6] 3]]8।2&00005]46/399]8 


हर ॥ 0॥ :02) 0] 7 2२ 


॥#95 [0906 ५४35 9 ९०९४6 07 26 |/ववएा 2023, वां 
]/:45. « 

सामग्री ८८ 8४/-5५0 3.0 के तहत उपलब्ध है जब तक कि 
अन्यथा नोट न किया गया हो। 


